CRETAR 


रजिस्ट्री संडी एल - 33004/ 96 


REGD . NO . D .L.-33004/96 


. 


PROM 


. 


. 


-rrr 


GOVT. 


। 


" 


सत्यपपजपत 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II - - खण्ड 3 - उप - खण्ड ( i ) 
PART II - Section3 - Sub - Section (ii ) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


. 


सं . 693 ] 

नई दिल्ली , बहस्पतिवार, नवम्बर 28, 1996 / अग्रहायण 7, 1918 
No. 693] 

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 28 , 1996 /AGRAHAYANA 7, 1918 

पर्यावरण और वन मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 1996 
का . आ . 830( अ ): -- केन्द्रीय सरकार , पर्यावरण ( संरक्षण ) अधिनियम , 1986 ( 1986 का 29 ) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम 
कहा गया है , की धारा 3 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाराष्ट्र राज्य में ठाणे के लिए पर्यावरणीय आयोजना प्राधिकरण नामक 
निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनने वाला एक प्राधिकरण जो इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से ही तीन मास की अवधि के लिए होगा, 
गठित करती है, अर्थात् :--- 


अध्यक्ष 


सदस्य 


( 1 ) सचिव , 

. महाराष्ट्र सरकार, पर्यावरण विभाग, मुम्बई । 
( 2) सचिव , 

सदस्य । 
महाराष्ट्र सरकार , उद्योग विभाग, मुम्बई । 
सचिव, 

सदस्य 
महाराष्ट्र सरकार, शहरी विकास विभाग, मुम्बई । 
सचिव, 

महाराष्ट्र सरकार , आवास विभाग, मुम्बई । 
( 5) नगर पालिका आयुक्त , 

ठाणे नगर निगम , ठाणे । 
( 6 ) कलक्टर एवं जिलाधीश , 

ठाणे । 
( 7 ) सदस्य - सचिव, 

सदस्य सचिव 
महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुम्बई । 
2. प्राधिकरण निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करेगा और निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात् : - . 
2917 GI/96 


सदस्य 


- 


- - 


- - - 


- 


-- 


- -- - 


-- 


- - 


- 


- 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[ PART II - SEC. 3(ii)] 
( i ) उक्त अधिनियम की धारा 5 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करना और उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 2 ) के खंड ( v ), ( vi ) , 

( vii ) , ( viii ), ( ५ ) और ( xiii ) में निर्दिष्ट मामलों की बाबत 1994 की सिविल अपील संख्यांक 7086 - एफ बीतारापोर वाला और अन्य 
बनाम बायर इंडिया लिमिटेड और अन्य में उच्चतम न्यायालय के तारीख १ सितम्बर, 1996 के आदेशों का अनुपालन करते हुए अध्युपाय करने 

के लिए निदेश जारी करने के लिए शक्तियों का प्रयोग करना ; 
( ii ) ठाणे में उद्योगों पर और ऐसे किन्हीं लगे हुए क्षेत्र पर, जो प्राधिकरण द्वारा चिह्नांकित किए जाने के लिए सुसंगत हो , पर्यावरणीय आयोजना 

के और भाषी कार्रवाई की कार्यप्रणाली का अवधारण करना, जिसके अन्तर्गत क्षेत्र के विकास के लिए उद्योगों को पुन: स्थापित करने की उद्देश्य 

पूर्ति भी है, प्रयोजन के लिए उद्योगों के पर्यावरणीय प्रभाव का निर्धारण करना; 
( iii ) मुम्बई उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय द्वारा समय - समय पर जारी किए गए आदेशों का अनुपालन करना; 

3. प्राधिकरण की अधिकारिता महाराष्ट्र राज्य में ठाणे जिला और उससे लगे हुए क्षेत्र पर होगा जो प्राधिकरण द्वारा विहांकित किए जाने के लिए 
सुसंगत हों । 

4. प्राधिकरण अपने प्रभावी कार्यकरण के लिए ऐसे विशेषज्ञों को जैसे वह उचित समझे सहयोजित या आमंत्रित कर सकेगी । 
5. प्राधिकरण कम - से - कम एक बार प्रतिमास अपने क्रियाकलापों की रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय को प्रस्तुत करेगा । 
6. प्राधिकरण तीन मास के भीतर अपनी अंतिम रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय को प्रस्तुत करेगा । 
7 . प्राधिकरण का मुख्यालय, मुम्बई स्थित महाराष्ट्र सरकार के पर्यावरण विभाग में होगा । 


[ फा० सं० क्यू - 15017/11/ 96- सी पी डब्ल्यू ] 

विजय शर्मा, संयुक्त सचिव 


MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS 


NOTIFICATION 


- New Delhi, the 28th November, 1996 


S. O . 830 (E ): In exercise of the powers conferred by sub -section (3) of section 3 of the Environment (Protection ) 
Act, 1986 (29 of 1986) hereinafter referred to as the said Act, the Central Government hereby constitutes an Authority to be 
known as the Authority for Environmental Planning for Thane in the State of Maharashtra , consisting of the following 
members for a period of three months on and from the date of publication of this notification in the Official Gazette , namely : 


(1 ) Secretary, 

: Chair- person 
Government of Maharashtra , Department of Environment,Mumbai. 
Secretary , 

Government of Maharashtra, Department of Industries , Mumbai . 
(3) Secretary, 

Member 
Government of Maharashtra , Department of Urban Development, 

Mumbai, 
(4) Secretary , 

Member 
Government of Maharashtra , Department of Housing, Mumbai, 
Municipal Commissioner , 

Member 
Thane Municipal Corporation , Thane . 
( 6 ) Collector and District Magistrate, 

Member 
Thane. 
(7) Member-Secretary, 

Member-Secretary 
Maharashtra Pollution Control Board , Mumbai. 
2 . The Authority shall exercise the following powers and perform the following functions, namely : 


( 479 II — 44 3 ( ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- 


- 


(i) exercise of powers under section 5 of the said Act for issuing directions and for taking measures with respect to 

matters referred to in clauses (v), (vi ). (vii ), (viii ), (x ) & (xiii) of sub -section (2 ) of section 3 of the said Act for 
complying with the orders of the Supreme Court dated September 9, 1996 in Civil Appeal No. 7086 of 1994 -F .B . 

Taraporawala and others vs. Bayer India Ltd . and Others; 
( ii to assess the environmental impact of the industries in Thane and any appurtenant area of relevance to be demar 

cated by the Authority , for the purpose of environmental planning and for determining the future course of action 

including relocation of industries with the objective of attaining sustainable development in the area ; 
(iii) to comply with the orders issued by the Bombay High Court and the Supreme Court from time to time. 

3. The Authority shall have its jurisdiction over Thane district in the State of Maharashtra and any appurtenant arca of 
relevance to be demarcated by the Authority . 

4 . The Authority may co -opt or invite such experts as may be deemed necessary for its effective working. 

5. The Authority shall furnish a progress report about its activities at least once per month to the Central Government 
in the Ministry of Environment and Forests. 

6 . The Authority shall furnish its final report within three months to the Central Government in the Ministry of Envi 
ronment and Forests . 

7. The Authority shall have its headquarters atMumbai in the Department of Environment, Government ofMaharashtra . 


[ File No. Q- 15017/11196 -- CPWJ 


VIJAY SHARMA, Jt . Seçy . 


Printod by the Manager, Govt. of India Proux, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 - - 1996 


